गजस्ती सं. डीएल - 33001 / 2003 


REGISTERED NO. DL - 33001/ 2003 


KAANT 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


isa 


- साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , मई 17, 2003 ( वैशाख 27, 1925 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , MAY 17 , 2003 ( VAISAKHA 27, 1925 ) 


सं . 20 ] 
N ... 20 } 


MOH.. 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


विषय - सूची 
भाग I - खण्ड - 1 - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) पृष्ठ 

भाग - - खण्ड 3 वा - -( iii ) भार सरकार पर 
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 

के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी 
जारी की गई विधितर नियमों , विनियमों , आदेशों तथा 

शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शामित 
मंकल्पों से संबंधित अधिसूवताएं 

. . . 659 क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी 
__ भाग - - खण्ड 2 - (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत 

किये गये सामान्य मांविधिक नियमों और सांविधिक 
सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 

आदेशों (जिनमें मामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल 
को गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

है ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों को छोड़कर जो 
छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूवाएं . . . 379 भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित 
भाग ! - खण्ड 3 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 

होते हैं ) 
संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं 1 

भाग II - खण्ड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये 
माग I - - खण्ड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 

गये सांविधिक नियम और आदेश . . 
सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों , पदोन्नतियों , छट्टियों 

भाग III - खण्ड 1 --- उच्च न्यायालयों , नियंत्रक 
आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . 645 और महालेखा परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल 
- भाग II खण्ड 1 - अधिनियम , अध्यादेश और 

विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध ओर अधीनस्थ 
विनियम 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . 749 
भाग 1 - खण्ड 1 क - - अधिनियमों , अध्यादेशों और 

भाग In - खण्ड 2 - - पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी 
विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . . . 

को गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
भाग II - - खण्ड 2 - विधेयक तथा विधेयकों पर • और नोटिस 

. . . 1859 
प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट : 

भाग III - खण्ड 3 - - मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार 
भाग II - - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (i) - - भारत सरकार के अधान अथवा द्वारा जारी की गई अधिपूवनाएं . * 
के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) औ र केन्द्रीय प्राधि 

भाग III --- खण्ड 4 - - विविध अधि बनाएं जिनमें 
करणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर),द्वारा 

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिनाएं , 
जारी दि पे गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य 

आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है . 

7171 
स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं ) . . 

भाग IV -- र- तरकारी व्यक्तियों आर गैर 
भाग II - - खण्ड 3 -- - उपखण्ड (ii) भारत सरकार के 

मरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और 
मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधि 

नोटिस 

. . . . . 141 . 
करणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर ) द्वारा 

. भाग V - - अग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और 
जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . * आयु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक 
* आकड़े प्राप्त नहीं है । 
1 - 61 GI/ 2003 

( 659 ) 


660 


THE GAZETTE OF INDLA , MAY 17 , 2003 (VAISAKHA 27, 1925) 


(PART 1 - Sec . ) 


CONTENTS 


PAGE 


Pagt 


. 


PRO I - SEC770N 1- Notifications relating to Non - Statu 

tory Rules, Regulations, Orders and Resolutions 
issued by the Ministries of the Government of 
India ( other than the Ministry of Defence ) 
and by the Supreme Court 


.. 659 


PART 1 - SECTION 3 - SUB -SBCTION (ii) - - Authoritative 

- texts in Hindi ( other than such texts, published 

in Section 3 or Section 4 of the Gazette of 
India ) of General Statutory Rules & Statutory 
Orders ( including Bye -laws of a general charac 
ter ) issued by the Ministries of the Government 
of India (including the Ministry of Defence ) 
and by the Central Authorities (other than 
Administration of Union Territories ) 


incir K. SECTION 2 - Notifications regarding Appoint 

ments , Promotions, Leave etc . of Government 
Officers issued by the Ministries of the Govern 
mpent of India ( other than the Ministry of 
Defence ) and by the Supreme Court . . 379 


PART 1 - SECTION 3 -- Notifications relating to Resolutions 

and Non -Statutory Orders issued by the Ministry 
of Defence 


PART II _ SECTION 4 - Statutory Rules and Orders issued 

by the Ministry of Defence 


PART SECTION 4 - Notifications regarding Appoint 

Inents , Promotions, Leave etc . nf Government . 

Officers issued by the Ministry of Defence . . 645 
PART U - SECTION 1 - - Arts, Ordinances and Regula 

liong 


PART III - SECTION 1 - Notifications issued by the High 

Courts , the Comptroller and Auçitor General, 
Unibn Public Service Commission , the Indian 
Government Railways and by Attached and Sub 
ordinate Offices of the Government of 
Tadka . 


. 


749 


PART II - SECTION 1A - Authoritative texts in Hindi 

language of Acts, Ordinance and Regula 
tions 


PART II — SECTION 2 - - Notifications and Notices issued 

by the Patent Office , relating to Patents and 
Designs 

. . . 1859 


PART [I - SECTION 2 - - Bills and 

Committee on Bills 


Reports of the Select 


PART 1 - SECTION 3. - Notifications issued by or under 

the i Authority of Chief Commissioners 


PART 11- SECTION 3 - SUB -SECTION (i) - General Statu 

tory Rules including Orders , Bye -laws, etc . of 
general character issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the Ministry 
of Defence ) and by the Central Authorities 
(other than the Administration of Union Terri 
tories ) 


PART II — SECTION 4 - Miscellaneous Notifications in 

cluding Notifications, Orders , Advertisements 
und Notices issued by . Statutory Bodies . .. 7171 


PART IV - Advertisements and Notices issued by Private 

individuals and Private Bodies 


.. 141 


PART D - SECTION 3 _ SUB - SECTION (ü ) - Statutory Orders 

and Notifications issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the Ministry 
of Defence ) and by Central Authorities ( other 
than the Administration of Union Territo 
ries ). 


PART V - Supplement showing Statistics of Births and 

Deaths etc . both in English and Hindi . . . 


• Folios 


y received 


भाग 1. सण्ड 11 


भारत का राजपत्र , मई 17 , 2003 (वंशाख 27 , 1925) 


661 . 


.. ... .. 


. . 


.. . . . . . ... 


भाग ! - खण्ड 

( PART 1- SECTION 11 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 
१ गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाए । 
INotifications relating to Non- Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued ) 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

. : by the Supreme Court ) 


सदस्य 


लोक सभा सचिवालय 

नई दिल्ली - 110001 , दिनांक 1 मई 2003 
नई दिल्ली , दिनांक 2 मई 2003 - 

___ सं० 4/ 1/ 2003/पीएसी - - लोक सभा और राज्य सभा 
सं० 6/11/ समिति -I/ 20 02 -- दिनांक 28. अप्रैल ( सं० . के निम्नलिखित सदस्यों को लोक लेखा समिति के 1 मई, 2003 
3808) , 30 अप्रैल ( सं० 38 13 ) और , 1 मई , 2003 से आरंभ होकर 30 अप्रैल , 2004 को समाप्त होने वाले 
( सं० 3819 और 3820 ) के लोक सभा समाचार - भाग-II में । कार्यकाल के लिए समिति का सदस्य चना गया है । 
प्रकाशित निम्नलिखित चार पैराग्राफ सामान्य जानकारी के 
लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं : -- 
"सं0 3808 

लोकसभा 

1. श्री हरिभाई चौधरी 
वाणिज्य संबंधी समिति के लिए एक सदस्य का नाम निर्देशन 

2 . श्री प्रियरंजन दास मुंशी 
राज्य सभा के सभापति ने 25 अप्रैल , 2003 से श्री एन० 3. श्री एम० ओ० एच० फारुक 
के० प्रेमचन्द्रन का नामनिर्देशन खाद्य , नागरिक यूर्ति और 4. डा० मदन प्रसाद जायसवाल 
सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति से बदल कर वाणिज्य संबंधी 5. श्री रघुनाथ झा 
समिति के लिए कर दिया है । 

6. डा० के० मलयसामी 

7. डा० एम० वी० वी० एस० मूर्ति 
सं० 3813 

8. श्री रूपचन्द याल 
स्थायी समितियों के सदस्यों का नाम निर्देशन . 

9. श्री मोहन रावले 
___ अध्यक्ष ने स्थायी समितियों के सदस्यों के नामनिर्देशन के 

10. सरदार बटा सिंह 
संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन किए है : - - 

11. डा० नितिश सेनगुप्ता 
क्रमांक सदस्य का नाम से के लिए 

12. श्री रघु राज सिंह शाक्य 

13. श्री बृज भूषण शरण सिंह 
( 1 ) श्री मनोज सिन्हा ऊर्जा रक्षा 

14. श्री किरीट सोमैया 
( 2 ) श्री ई० योन्नुस्वामी रक्षा ऊर्जा 

15. श्री चिन्मयानन्द स्वामी । 
सं० 3819 

राज्य सभा 
श्रम और कल्याण संबंधी समिति से त्यागयत्न . 

16 . श्री सन्तोष बागडोदिया 

17. श्री प्रशान्त चटर्जी 
श्री भर्तृहरि महताब ने 24 अप्रैल 2003 से श्रम और 

18. श्री के० रहमान खान 
कल्याण संबंधी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है । 

19. श्री बचानी लेखराज 
सं0 3820 

20. डा० अलादी पी० राजकुमार 
श्रम और कल्याण संबंधी समिति के लिए एक सदस्य का 21. श्री सी० पी० थिरनाबक्कारास 
नामनिर्देशन 

22. प्रो० रामगोपाल यादव 
अध्यक्ष ने श्री भत्रुहरि महताब , जिन्होंने समिति से त्याग 

2. माननीय अध्यक्ष ने सरदार बूटा सिंह को समिति 
पत्र दे दिया है, के स्थान पर, श्री पद्मनाव बहरा को समिति 

का सभाति नियुक्त किया है । 
का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया है । " 
ब्रह्म दत्त , उप सचिव 

ठेवेन्द्र सिंह, उप सचिव 


662 


भारत का राजपष , मई 17 , 2003 ( वंशास 27 , 1925) . 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


नई दिल्ली -110001 , दिनांक 1 मई 2003 
सं० 4 ( 1 ) -पीयू / 2003 - - लोक सभा और राज्य सभा 
के निम्नलिखित सदस्यों को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 
के 1 मई 2003 से आरम्भ होकर 30 अप्रैल , 2004 को 
समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए समिति का विधिवत 
सदस्य चुना गया है : 

लोक सभा के सदस्य 
1 . श्री मणिशंकर अय्यर 
१. श्री राम टहल चौधरी 
3. श्रीमती रीना चौधरी 
4 . श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 
5. श्री सी० के० जाफर शरीफ 
6 . श्री के० ई० कृष्णमूति 
7. डा० रामकृष्ण कुसमरिया 
8. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा 
9 . श्री विलास मुत्तेमवार 
। ७. श्रा श्रीनिवास पाटील 
11. श्री प्रभात सामन्तरा । 
12. श्री तरित बरण तोपदार 
13. प्रो० रीता वर्मा 
14. श्री ए० के० एस० विजयन 
15. श्री दिनेश चन्द्र यादव 

राज्य सभा के सदस्य 
16 , श्री सुरेश कलमाड़ी 
17. श्री ललित भाई मेहता 
18. श्री कलराज मिश्र 
19. श्री सतीश प्रधान 
20. श्री के० कलावेंकट राव 
21 . श्री जीवन राय 
22. श्रीमती अम्बिका सोनी 
___ माननीय अध्यक्ष ने प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा को समिति 
( 2003 - 2004 ) का सभापति नियुक्त किया है । 

एस० बाल शेखर, निदेशक 


4. श्री जी० एम० बनातवाला 
5. श्री सुदीप बंदोपाध्याय 

6. श्री ए३० बंगरप्पा . 
___ 7. श्री लाल मुनि चौबे 

8. श्री . इजिलमलाई दलित 
9. श्रीमती शीला गौतम 
10. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल 
11. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 
12. श्री एन० एन० कृष्णदास 
13. श्री सी० कुप्पुसामी 
14. श्री पी० आर० किन्डिया 
15. श्री समीक लाहिड़ी 
16. श्री सनत कुमार मंडल 
17. श्री शिवाजी माने 
18. श्री मंजय लाल 
19. श्री राम नगीना मिश्र 
20. श्री श्याम बिहारी मिश्र 
21. प्रो . रासाहि रावत 
22. श्री जो० गंगा रेड्डी 
23. श्री दिलीप संघाणी 
24. कुंवर अखिलेश सिंह 
25. श्री महेश्वर सिंह 
26. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 
27. श्री रामपाल हि 
28. श्री लाल बिहारी तिवारी 
29 . श्री शंकर सिंह वाघेला । 
30. प्रो० उम्म रेड्डी वेंकटेस्वरलु 
___ अध्यक्ष ने प्रो० उम्मारेड्डी वेंकट स्वरलु , संसद सदस्य को 
प्राक्कलन समिति ( 2003- 2004 ) के सभापति के रूप में 
निय क्त किया है । 

ए० के० सिंह 
. . प्रधान मुख्य संसदीय भाषान्तरकार 


७ 


नई दिल्ली -110001, दिनांक 2 मई 2003 
प्राक्कलन समिति ( 2003-2004) के सदस्य 
मं० 4/2/ईसी / 2003 -- लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों 
को 1 मई , 2003 को शुरु होने बाली और 30 अप्रैल, 
2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन 
ममिति के सदस्य के रुप में विधिवत निर्वाचित घोषित किया 
गया है : --- 
1. श्री राशिद अलवी 
2. प्रो० एस०पी० सिंह बघेल 
3. श्री रामचन्द्र बंदा 


नई दिल्ली 110001 , दिनांक 5 मई 2003 
संख्या 4/1/ई डब्ल्यू सी / 2003 --- महिलाओं को शक्तियां 
प्रदान करने संबंधी समिति का वर्ष 2003- 2004 के लिए 
2 मई, 2003 से गठन किया गया है । निम्नलिखित सदस्यों 
को समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है । 
सदस्य 
लोक सभा 
2. डा० ( श्रीमती) अनिता आर्य 
3. श्रीमती जयश्री बैनर्जी 
4. श्री भान सिंह भौरा 
5 . श्रीमती अष्णा बोस 
6. श्रीमती संतोष चौधरी 
7. श्रीमतो रेण का चौधरी 


भाग । लण्ड 1 


भारत का राजपत्र , मई 17 : 2003 ( वंशाम 27 , 1925 ) 


663 


का निश्चय किया है । इस समिति का गठन , कार्य इत्यादि 
निम्न प्रकार होंगे : - -- 


1 . गठन 


अध्यक्ष 


8. डा० ( श्रीमती ) बोट्रिक्स डिा जा 
9. एडवोकेट सुरेश रामराव जाधव ( पाटिल ) 
10. श्री बली राम कश्यप 
11. श्रीमती आभा महतो 
12. डा० अशोक पटेल 
13. श्री ई० पोन्नस्वामी 
14. श्री विष्ण पद राय । 
15. श्रीमती सुशीला सरोज 
16. डा० ( श्रीमती ) वी० सरोजा 
17. श्रीमती मिनाती सेन 
18 . श्रीमती श्यामा सिंह 
19 . श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर 
20 . डा० ( श्रीमती ) राजेश्वरम्मा वुक्कला 


1. खान राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) 
.. गैर सरकारी सदस्य 


सदस्य 


राज्य सभा 


21. सुश्री प्रमिला बोहिदार 
22. श्रीमती सरोज दुबे 
23. श्रीमती बंगा गीता 
24 . श्रीमती एस० जी० इन्दिरा 
25. श्रीमती सुमित्रा महाजन 
26. श्रीमती चन्द्रकला पांडेय 
27. श्रीमती बिम्बा रायकर 
28. कुमारी मबल रिबलों 
29. श्रीमती सविता शारदा 
30. श्रीमती माया सिंह 

2. श्रीमती मार्गाट अल्वा को समिति के सभापति के रूप 
में नियुक्त किया गया है । 

अशोक सरीन, निदेशक 


2. प्रो० दुखा भगत, संसद सदस्य लोक सभा 
3. श्री जय प्रकाश, संसद सदस्य लोक सभा 
4 . श्री गया सिंह, संसद सदस्य , राज्य सभा 
5 . श्री राजीव रंजन सिंह ललन संसद सदस्य, राज्य सभा 
6 . श्री पवन सिंह घाटोवार , संसद सदस्य, लोक सभा 
7. श्री कैलाश जोशी, संसद सदस्य , राज्य सभा 
8. डॉ० भगवान दास पटेरिया , 

मख्य इंजीनियर , 
केन्द्रीय जल आयोग , कमरा नं० 800 ( दक्षिण ) 

सेवः भवन, रामकृष्ण पुरम , नई दिल्ली - 110066 
9 . श्री धोण्डीराव जाधव , स्वतन्त्रता सेनानी , 

प्रधानमंत्री, हिन्दी प्रचार सभा , एल० एन० गप्त मार्ग, 
- नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद - 1 
10. डा० बिष्णु सिंह ठाकुर, 98ओम सोसाइटी , सुन्दर नगर , 

रायपुर - 492013 ( छत्तीसगढ़ ) 
11. डा० केसरी लाल वर्मा, गंगाराम नगर, रामकुंड , 

रायपुर-492001 । 
12. डा० हीरालाल बाछौतिया , के -40 एफ , सांकेत , 

नई दिल्ली - 110017 । 
13. प्रो० ( डा . ) बी० एस० गौतम विकल 

अनहद -13, शिवनेरी कालोनी, तपोवन मार्ग, 

अमरावती -444602 महाराष्ट्र । । 
14. डा० श्रीमती के० शान्ति , C /o डा० के० अदिसेष 

डो० आर० नं0 7- 11 - 17-ए० यू० आउट गेट के सामने 

आंध्र विश्वविद्यालय , विशाखापत्तनम - 17 , आंध्र प्रदेश 
15. डा० बैजनाथ सिंहल , ए25/ 52, सुभाष नगर , रोहतक 

( हरियाणा ) । 
16. डा० अजय कुमार पटनायक , 

रेवंशा कालेज , क्वाटर न० जे०ओ०- 8 , 
मालगोदाम अंचल , कटक - 75 3003 ( उड़ीसा ) । 
सरकारी सदस्य 

सदस्य 
___ 17. सचिव , ( खान ) 

18. सचिव , राजभाषा विभाग 


वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली - 11000 1, दिनांक 28 अप्रैल 2003 

सं० ए- 4 2011 / 21/ 2002-प्रशा-II - - कम्पनी अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 1 ) को वारा 209 क की उपधारा (I ) 
के खण्ड ( II ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार श्री के० सूर्यानारायण रेड्डी, सहायक निदेशक 
(निरीक्षण ) को कम्पनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क 
के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है । 

- रवीन्द्र दत्त , अवर सचिव 


खान मंत्रालय 


नई दिल्ली . दिनांक 29 अप्रैल 2003 


संकल्प 
संख्या ई - 11017/ 5/ 2001 -हिंदी - - भारत सरकार ने 
खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने 


जाए । 


654 भारत का राजपत्र , मई 17 , 2003 ( वंशास 27 , 1925) 

भाग 1 - खण्ड । 
19. अपर सचिव ( खान ) 

प्रधानमंत्री कार्यालय , राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय , 
20. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग 

ससदीय कार्य मंत्रालय , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा 
31. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता 

सचिवालय , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक , 
2 2. महानियंत्रक , भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर 

महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और 
23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , नालको, भुवनेश्वर 

भारत सरकार के अभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए । 
24 . अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड 

- यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व साधारण 
कोलकाता 

की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , मिनरल एक्सप्लोरेशन 
कारपोरेशन लिमिटेड, नागप र 

सत्यप्रिय गुप्ता , संयुक्त सचिव 
_ सदस्य सचिव 

रेल मंत्रालय ( रेलवे बोर्ड ) 
. संघका सचिव ( खान ) एवं राजभाषा कार्यान्वयन प्रभारी 

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2003 
2. कार्य 

संकल्प 
इस समिति का कार्य , संविधान में राजभाषा संबंधी 

सं० 93 / पी एल/ 1/ 11/ सी सी ई ए - - भारत सरकार ने 
प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम /नियम के उपबंधों, केन्द्रीय 

7 -1 - 97 के संकल्प सं० 33/ पी एल / 1/ 11/ सी सी ई ए के 
हिन्दी समिति के निर्ण यों तथा गृह मंत्रालय ( राजभाषा विभाग ) 

अनुसार परियोजनाओं की स्वीकृति हेत निवेश संबंधी निर्णय 
द्वारा इस बारे में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में खान मंत्रालय 

करने के लिए रेलों के विस्तारित बोर्ड का गठन करने के लिए 
एवं उसके संगठनों / उपक्रमों को सलाह देना होगा । 

अनुमोदित संसूचित किया गया था । वित मंत्रालय , व्यय 
3. कार्य अवधि 

विभाग के 18- 2- 2002 के काज्ञा० सं० 1 ( 3 )/ पी एफ II / 
समिति का कार्यकाल सामान्यतः उसके गठन की तारीख 2001 द्वारा अब सूचित किया है कि रेल मंत्रालय में विस्तारित 
म सामान्यत : तीन वर्ष का होगा बशर्ते कि - 

बोर्ड 100 करोड़ रु० और इसके अधिक की लागत वाली परि -. 
( क ) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य 

योजनाओं पर विवार करेगा । इस विस्तारित बोर्ड का गठन 
नहीं रहेंग , इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे । 

निम्न प्रकार से होगा : - - 
1 . अध्यक्ष , रेलवे बोर्ड 

अध्यक्ष 
( ख ) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने 
रहेंगे जब तक कि वे उन पदों पर आरुढ़ हैं जिन 

2 . वित्त आयुक्त ( रेल ) 

सदस्य 
पर होने के कारण वे समिति के सदस्य हैं । 

3. रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य 

सदस्य 
( ग ) यदि किसी सदस्य के त्याग -पत्र अथवा मृत्यु आदि 

4. सचिव ( व्यय ), वित्त मंत्रालय 
के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो 5 . सचिव ( कार्यक्रम कार्यान्वयन ), 

सदस्य 
उसके स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल __ . सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 
की शष अवधि के लिए सदस्य होगा । 

6 . सचिव , योजना आयोग 

सदस्य 

2 . यह बोर्ड , नई लाइनों , आमान परिवर्तनों, रेलवे विद्य ती 
4 . सामान्य 

करण , प्रमुख कारखानों का विस्तार, नई फैक्टरियों की स्थापना 
( क ) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा , 

अथवा उनका विस्तार, रेल लाइनों का दोहरीकरण , महा 
लेकिन समिति अपना बैठकें किसी अन्य नगर में भी 

नगरीय रेलवे परियोजनाएं , कंप्यूटरीकरण , यातायात सुविधाएं , 
कर सकती है । 

सिगनल व्यवस्था एवं दूरसंचार तथा रेलों के प्रशासनिक 
( ख ) समिति की बैठक में भाग लेने के लिए समिति के अधिकार क्षेत्र के आधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ( पी एस य ) 

गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के की परियोजनाओं पर 100 करोड़ तथा इससे अधिक की रेलों 
दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन को परियोजना फिस्म के निवेशों के सभी प्रस्तावों पर विचार 
सं० 11/ 20034/ 4/ 86 रा०भा० ( क -2 ) में 

करेगा जिसके बाद इन्हें अनमोदन हेत आर्थिक कार्य संबंधी 
निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार 

मंत्रिमंडल समिति ( सी सी ई ए ) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने 
द्वारा समय- समय पर यथासंशोधित दरों एवं नियमों 

की आवश्यकता होगी । 
के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया 

आदेश 
जाएगा । 

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचनार्थ 
आदेश 

भारत के राजपत्र के भाग-I , खंड-I में प्रकाशित किया जाए । 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक - एक प्रति 

आर० आर० जारुहार 
सभी राज्य सरकारी और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों , 

सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव 


सदस्य 


PART 1 - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 17 , 2003 (VAISAKHA 27, 1925) 


66 % 


LOK SABHA SECRETARIAT 

New Delhi , the 2nd May 2003 
No . 6 / 11 /CI / 2002 .- - The following four paragraphs pub 
lished in the Lok Sabha Bulletin - Part II, dated 28th April 
( No. 3808 ) , 30th April ( No . 3813 ) and 1st May , 2003 (Nos, 
3819 & 3820 ) are hereby published for general informa 
tion : 
" No. 3808 

Nomination of a Member to the Committee on Commerce 

The Chairman , Rajya Sabha has changed the nomination 
of Shri N . K . Permachandran from the Committee on Food , 
Civil Supplies & Public Distribution to the Committee on 
Commerce w .e.f. 25th April , 2003 . 


13 . Shri Brij Bhushan Sharan Singh 
14. Shri Kirit Somaiya 

15. Shri Chinmayananki Swami 
RAJYA SABHA 

16. Shri Santosh Bagrodia 
17 . Shri Prasanta Chatterjee 
18. Shri K . Rahman Khan 
19 . Shri Bachani Lekhraj 
20. Dr. Alladi P . Rajkumar 
21. Shri C . P . Thirunavukkarasu 
22 . Prof. Ram Gopal Yadav 


2. The Speaker is pleased to appoint Sardar Buta Singh 
2 Chairman of the Committee . 


DEVENDER SINGH , Dy. Secy . 


New Dalhi- 110001, the 1st May 2003 


No. 3813 

Nomination of Members to the Standing Committees 

The Speaker has made the following changes in respect of 
pomination of members to the Standing Committees - 
Sl. No., Names of Members From To 

( 1) Shri Manoj Sinha, Energy -- Defence 

( 2 ) Shri E . Ponruswamy, Defence Energy 
No. 3819 . 

Resignation from the Cmomittee Labour & Welfare 

Shri Bhartruhari Mahtab has resigned from the Member - . 
ship of the Committee on Labour & Welfare w .e .f . 24 April 
2003. 
No . 3820 

Nomination of a Member to the Committee on Lahour & 
Welfare 


, 


The Speaker has nominated Shri Padmanava Behera . to 
be a Member of the Committee on Labour & Welfare 
Affairs vice Shri Bhartruhari Mahtab resigned from the 
Committee." 


No . 4 ( 1 ) -PU / 2003. The following members of Lok Sabha 
and Rajya Sabha have been duly elected to serve as members 
of the Committee on Public Undertakings for the tarm begin . . 
ning on 1 May , 2003 and ending on 30 April, 2004 : 

MEMBERS OF LOK SABHA 
1. Sbri Mani Shankar Aiyar 
2. Shri Ram Tahal Chaudhary 
3 . Smt. Reena Choudhary 
4 . Smt. Sangeeta Kumari Singh Deo 
5 . Shri C . K . Jaffer Sharief 
6 . Shri K . E . Krishnamurthy 
7 . Dr. Ramkrishna Kusmaria 
8 . Prof. Vijay Kumar Malhotra 

9 . Shri Vilas Muttemwar 
10 . Shri Shriniwas Patil 
11. Shri Prabhat Samantray 
12 . Shri Tarit Baran Topdar 
13 . Prof. Rita Verma 
14 . Shri A . K . S . Vijayan 


BRAHM DUTT , Dy. Secy 


New Delhi- 110001, the 1st May 2003 
No. 4 / 1 /2003 / PAC .-- The following Members of Lok 
Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Mem 
bers of the Committee on Public Accounts for the term 
beginning on 1st May, 2003 and ending on 30 April , 2004 . 


LOK SABHA 


15 . Shri Dinesh Chandra Yadav , 


1. Shri Haribhai Chaudhary 
2. Shri Priya Ranjan Dasmunsi 
3. Shri M . O . H . Farook 
4 . Dr. Madan Prasad Jaiswal 
5 . Shri Raghunath Jha 
6 . Dr. K . Malaisamy 
7 . Shri M . V . V . S. Murthi 
8. Shri Rupchand Pal 
9. Shri Mohan Rawale 
10. Dr . Nitish Sengupta 
11. Shri Raghuraj Singh Shakva 
12 . Sardar Buta Singh 


MEMBERS OF RAJYA SABHA 
16 . Shri Suresh Kalmadi 
17. Shri Lalitbhai Mehta 
18, Shri Kalraj Mishra 
19 . Shri Satish Pradhan 
20 . Shri K , Kalabenkata Rao 
21 . Shri Jibon Roy 
22. Smt. Ambika Soni. 


The Honb le Speaker has been pleased to appoint Prof . 
Vijay Kumar Malhotra as Chairman of the Committee ( 2003 
2014 ) . 


. 


S . BAL SHEKAR , Director 


666 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 17 , 2003 ( VAISAKHA 27 , 1925) 


Aar I Soc. 1 


- 


- 


. . 


New Delhi-110001, the 2nd May 2003 
Members of the Committee on Estimates (2003-2004 ) 

No. 1 / 2 / EC / 2003 . -- The followisg Members of Lok Sabha 
hava been declared as duly elected to service on the Com 
mittee on Estimates for the term begining on 1st. May , 2003 
:ind ending on 30th April 2004 ::- - 

1 Shri Raashid Alvi 


2 . Prof. S . P . Singh Baghel 


3 . Shri Ranichander Baiuch: 


4 . Shri G . M . Banatwalla 
5. Shri Sudip Bandyopadhyay 
6 . Shri S . Gangarappa 
7. Shri Lal Muni Chaubey 
8 . Shri Dalit Ezhilmalai 
9 . Smt. Sheela Gautam 
10 . Shri Shankar Prasad Jaiswal 
11 . Shri Shriprakash Jaiswal 
12 . Shri N . N . Krishnadas 
13 . Shri C . Kuppuswami 
14 . Shri P . R . Kyndiah 
1S . Shri Samik labiri 
16 . Shri Sanat Kumar Mandal 
17 . Shri Shivaji Mane 


. 7. Smt. Requka Chowhaury . 

8. Dr. (Mrs.) Beatrix D Souza 
9 . Adv . Suresh Ramrao Jadhav ( Patil ) 
10 . Shri Bali Ram Kashyap 
11 . Smt. Abha Mahato 
12 . Dr. Ashok Patel 
13. Shri E . Ponnuswamy 
14 . Shri Bisimu Pada Ray 
15 . Smt. Sushila Saroj 
16 . Dr, (Smt.) V . Saroja 
17 . Smt. Minati Sen 
18 . Smt. Shyama Singh 
19 . Smt. Jayaben B . Thakkar 
20. Dr. ( Smt.) Rajeswaramma Vukkala . 
RAJYA SABHA 
21. Ms. Pramila Bohidar 
22. Smt. Saroj Dubey 
23. Smt. Vanga Geatha 
24 . Smt. S .G . Indira 
25 . Smt. Sumitra Mahajan 
26 . Smt. Chandra Kala Pandey 
27. Smt. Bimba Raikar 
· 28. Miss Mabel Rebello 
29 . Smt. Savita Sharda 
30 . Smt. Maya Singh. 
2 Shrimati Maargret Alva has been appointed as the Chair 
person of the Committee. 

ASHOK SARIN , Director 


18 . Shri Manjay Lal 


w 


19 . Shri Rain Nagina Mishra 
20 . Shri Shyam Bihari Mishra 
21 . Prof. Rasa Singh Rawat 
22 . Shri G . Ganga Reddy 
23 . Shri. Dileep Sanghani 
24 . Kunwar Akhilesh Singh 
25 . Shri Maheshwar Singh 
26 . Dr. Raghuvansh Prasad Singh 
27 . Shri Rampal Singh 
28 . Shri Lal Bihari Tiwari 
29 . Shri Shankarsinh Vaghela 
30 . Prof. Ummareddy Venkateswarlu . 


MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS 
( DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

New Delhi, the 28th April 2003 
No . A . 42011 /21 / 2002 - Admo . II .- In exercise of the 
powers conferred by clause ( ii ) of Sub - Section ( 1 ) of Sec 
tion 2094A of the Company Act, 1956 ( 1 of 1956 ) the Cen 
tral Government hereby authority Shri K . Suryanarayana 
Reddy, Assistant Director ( Inspection ) in the Department of 
Company Affairs for the purpose of the said Section 209- A . 


The Speaker las appointed Prof. Ummareddy Veokates 
warlu . M . P . as the Chairman of the Committee on Estimates 
( 2003 - 2004 ) . 

A . K . SINGH , Principal Chief Parliamentary Juterpreter 


RAVINDER DUTT, Under Secy. 


New Delhi-110001, the 5th May 2003 


No. 4 / 1 /EWC / 2003.- The Cominittee on Empowerment of 
Woman for the year 2003- 2004 has been constituted with effect 
from 2nd May , 2003. The following Members have been 
nominated to serve on the Committee : 


MINISTRY OF MINES 
New Delhi, the 29th April 2003 

RESOLUTION 
No . E - 11017 / 5 / 2001-Hindi. Government of India have 
decided to re - constitute the Hindi Salahakar Samiti for the 
Ministry of Mines . The composition , functions, etc , of the 
Samiti will be . as under : 


(I) COMPOSITION 


Menibers 
LOK SABHA 
1. Smt. Margaret Alva 
2 . Dr. ( Smt.) Anita Arya 
3 . Smt. Jayashree Banerjee 
4. Shri Bhan Singh Bhaura 
5 . Smt. Krishna Bose 
6 . Smi. Santosh Chowdhary 


Chairman 
1. Minister of State for Mines ( Independent Charge ) 

Members 


2 . Prof. Dukha Bhagat, M . P . Lok Sabha 


. 


PART - SEC . 1j 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 17 , 2003 (VAISAKHÄ 27, 1923) 


* * * 


. 


. : 


:: 


lin 


Members 

A Member Secretary 
3. Shri Jai Prakash , M . P .; Lok Sabha . ; : . . 26 . Joint Secretary : (Mines ) Incharge : :: 
-4. Shai Gaya , Singh M . P., Rajya Sabha 

- Official Language Implementation . 
5. Shri Rajiv Ranjan Singh Lalan , M . P . Rajya Sabha : (11) FUNCITONS 
6 . Shri Paban Singh . Ghatowar, M . P ., Lok Sabha nem The functioits of this Samiti will be to render advice to 
7. Shri Kailash · Joshi, M . P., Rajya Sabha 

the Ministry of Mines and its organisations / undertakings in 

regard to the implementation of the various provisions rela : 
8. Dr. Bhagwan Das Pateria , Chief Engineer, 

to Official Language, contained in the Constitution , Off 
Central Water Commission , Room No. 800 

. 

cial Language Act /Rules, decisions of the Kendriya Hindi 
( South ), Sewa Bhawan , R . K . Puram , 

. .. ... . : Samiti and the instructions issued by the Ministry of Home 
New Delhi- 110066 

Affairs ( Department of Official Language ) in this regard . 
9 . Shri Dhondi Rao Jadhav , Swatantrata Senani, 

TENURE 
Pradhanmantri , Hindi Prachar Sabha, L . N Gupta . * * ** 

e The term of the Samiti will be ordinarily three years , from 
Marg, Naampalli Station Road , Hyderabad - 1 in 

the date of its constitution provided that : 
10 . Dr. Vishnu Singh Thakur; 90 Om Society Sundernagar . : 

(a ) Members of Parliament who are the members of 
Raipur. ( Chhattisgarh ) Pin Code 492013 

the Committee shall cease to be members as soon 
11 . Dr. Kestri Lai Verma , Ganga Ram Nagar, 

as they cease to be Members of Parliament. . 
Ramkund , Raipur-492001 

Ex -officio member of the Samiti shall continue as 

macmbers as long as they hold office by virtue of 
12 . Dr. Heera Lai Bachhotia , K - 40 F , Saket , 

which they are member of the Samiti . 
New Delhi- 110017 

(c) It a vacancy arises on the Samiti due to resigna 
13. Prof. ( Dr.) B . S. Gautam , Vikal , Anbad -13, 

tion or death of member etc . the member appoin 
Shivneri Colony, Tapoan Marg , Amravati, 

ted in that capacity shall hold office for the residual 
Pin - 444602 , Maharashtra 

term . 
14 . Dr. (Smt.) K . Shanti, C /o Dr. K . Adisesha , 

( IV ) GENERAL 
· Dr. No . 7- 11- 17 Opp -AV. outgate , Andhra 

(a ) The Headquarters of the Samiti shall be . at New 
University , Visakhapatnam - 17 ( A . P . ) , India 

Delhi, but it may hold its Dioetings at any other 
15. Dr. Baijnath Singhai , A - 25 / 52 , Subhash Nagar, 

; station also . 
Rohtak (Haryana ) 

(b) The non - official members shall be paid travelling 
16 . Dr. Ajay Kumar Patnaik , Revansha College , 

and daily allowances for attending the meeting of 
Quarter No. J . O .- - 8 , Malgodown Anchal, 

the committee as per the guidelines contained in 
Cuttack - 753003 

the Department of Official Language O . M . No , 

11 / 20034 /4 / 86 -OL ( A - 2 ) dated 22 - 1 -87 and rules 
(Orissa ). 

and rates amended by the Government of India 
OFFICIAL MEMBERS 

from time to time. 

ORDER 
Membo 


17. Secretary (Mines ). 
18 . Secretary , 

Deptt . of Official Language . 
19 . Additional Secretary (Mides), 
20 . Joint Secretary, 

Deptt. of Official Language . 


Ordered that a copy of this resolution be communicated 
to ali State Governments and the Administrations of the 
Union Territories, Office of the Prime Minister , President s 
Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary 
Affairs , Lok Sabha Secretariat , Rajya Sabha Secretariat, 
Comptroller & Auditor Generi of India , Accountant Gene 
ral of Central Revenues , Committee of Parliament on Olli 
cial Language and all Ministries and Departments of the 
Govt. of India . 

Ordered also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

S. P. GUPTA , It . Secy, 


21. Director General, 

Geological Survey of India , 
Calcutta 


22 . Controller General, 

Indian Bureau of Mincs , 
Nagpur . 


. Chairman - cum -Managing Director , 
National Aluminium Company Ltd ., 
Bhubaneswar . 


:. 


naging Dira 


: 


24 . Chairman -cum -Managing Director, . . 

Hindustan Copper Ltd .. : 

Calcutta . 
25. Chairman -cum -Managing Director , 

Mineral Exploration Corpn , Ltd ., 
Nagpur. 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 
New Delhig the 30th April 2003 

SE RESOLUTION 
To : 93 / PL / 1 / 11 /CCEA . - Government of India s appro 
val for setting up of an Expanded Board for Railways for 
taking investment decision for clearing projects was com 
municated vide Resolution No. 93 /PL / 1 / 11 / CCEA dated 
07-01- 97 . Ministry of Finance , Department of Expenditure , 
vide OM No. 1 ( 3 ) /PF . 11 / 2001 dated 18 - 2 -2002 has now 


THE GAIBUTE ON 


DIA , MAY 17, 2004 V 


17 , 109 


Paris 1 


communicated that the Expanded Hound bathe in bog om 
Ralways shall consider projecte penting the soul and 

bove. This Expanded Board will have the following consti 
tution ; 


. Санаа 
1. Chairman , Railway hard 


6. Soetaty, Pinnallisistant Contact U s 
2. This Borård shäit contidote ali proponáty of project type 
ideointents of Radways of R$ 100 crores and above these 
20 New lines , Gauge Conversions, Railway Electrification , 
Major Workshop expansion , Setting up or expanding the 
factories, Doubling Metropolitan Railway 1 Projesti , Compa 
terization , Traffic Facilities , Signaling and Telecommunica 
tions and projects of the Public Sector Undertakings ( PSUS) 

under the administrative jurisidiction of the Kailways , where 
· after they will be required to be put up to the cabinet Com 
: mittee on Economic Affairs (CCEA ) for approval . " 


ORDBR 


Members 
2. Financial CommissioBCT (Rlya) 
**** 3. All Members of the Railway Board 

4. Secretary Espendit:sre ), M /a Finante 
5. Secretary (Programme implementations . 

Ministry of Statistics & Programme plementation 


Ordered that the Resolution be publisted in Prairt-l, Scc 
tion of Gazette of India for general information is 

R. R. TARUHAR , Socy 


प्रबन्धक , भारत सरकार मसालय , फरवावाद दवारा अदित 

en spennende factoring , Kat I mi , 2003 , 
PRINTUD DY TER MANHA, CONEINMENT OF INDIA PRESS , PARIDABAD , 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATLON9, DELHI; 


